HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), MAY. 8 , 2018 ( VYSK. 18, 1940 SAKA) 


433 


भाग - III 
हरियाणा सरकार 
ग्रामीण विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 8 मई, 2018 
संख्या का आ० 26 / के०अ० 42 / 2005 / धा० 4 / 2018. - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का केन्द्रीय अधिनियम 42), की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम , 2007 , को आगे संशोधित करने के लिए 
निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं , अर्थात्: 
1. यह स्कीम हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी ( संशोधन ) स्कीम, 2018, कही जा सकती है । 
2. हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम , 2007 (जिसे , इसमें , इसके बाद , उक्त स्कीम कहा गया है ) में , अध्याय - 1 में , 
पैरा 2 में , उप - पैरा ( च ) में , " संयुक्त सचिव " शब्दों के स्थान पर, " संयुक्त निदेशक" शब्द प्रतिव्यापित किए जाएंगे । 


3. 


उक्त स्कीम में , अध्याय - V में , पैरा 34 में , 
(i) उप - पैरा (1) में , " सचिव, ग्रामीण विकास” शब्दों तथा चिहन के स्थान पर, "निदेशक , ग्रामीण विकास विभाग " 

शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा 
(ii ) उप - पैरा ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित उप - पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

( 2) " संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, स्कीम से संबंधित सभी मामलों में आयुक्त को सहायता देगे । । 


अनुराग रस्तोगी , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

ग्रामीण विकास विभाग । 


434 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), MAY . 8 , 2018 (VYSK . 18 , 1940 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Notification 

The 8th May, 2018 
No. S . O . 26 /C .A . 42 /2005 /S . 4 /2018 . — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 4 of 
the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act 42 of 2005 ) the Governor of 
Haryana hereby makes following amendments in the Haryana Rural Employment Guarantee Scheme, 2007, namely: 
1 . This Scheme may be called the Haryana Rural Employment Guarantee (Amendment) Scheme, 2018 . 
2. In the Haryana Rural Employment Guarantee Scheme, 2007 (hereinafter called the said Scheme), in 
chapter -1 , in para 2 , in sub -para (f), for the words “ Joint Secretary ” , the words “ Joint Director” shall be substituted . 
3. In the said scheme, in chapter-V , in para 34, 
(i) in sub -para (1), for the words and sign “ Secretary , Rural Development” , the words and sign “ Director , 

Rural Development Department” shall be substituted ; 
( ii ) for sub -para (2), the following sub -para shall be substituted, namely: 
(2) “ Joint Director, Rural Development Department shall assist the Commissioner in all matters 

pertaining to the scheme.” . 


ANURAG RASTOGI, 
Principal Secretary to Government, Haryana , 

Rural Development Department. 


56261 — L .R . - H .G .P ., Chd . 


